रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD.NO. D.L. - 33004 / 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 22012020-215633 

CG - DIL - E - 22012020-215633 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग III- खण्ड 4 
PART III - Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 32 ] 
No.32 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 21 , 2020 / माघ 1 , 1941 
NEW DELHI , TUESDAY , JANUARY 21 , 2020 / MAGHA 1 , 1941 


2 


> 


दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया 
( संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 1 जनवरी , 2020 
सं ० 13 - सी 0 ए 0 ( परीक्षा ) /मई/2020.-सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 22 के 

अनुसार , 
भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान परिषद को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि फाउण्डेशन कोर्स ( नया 
स्कीम ) , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) ( पुराना स्कीम ) , इण्टरमीडिएट , ( नया स्कीम ) और फाईनल ( पुराना एवं नया 
स्कीम ) की परीक्षायें निम्नलिखित तिथियों तथा स्थानों पर होंगी बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त 
संख्या में परीक्षार्थी आवेदन करते हैं । 

इसी प्रकार , विनियम 204 के अन्तर्गत पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम परीक्षा अर्थात , इन्टरनेशनल 
ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑरगेनाईजेशन ( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) और इन्टरनेशनल 
टैक्सेशन - एसेसमेंट टेस्ट ( आइएनटीटी - एटी ) की परीक्षायें ( जो कि संस्थान के सदस्यों के लिए है ) ( केवल भारत 
में स्थित ) निम्नलिखित शहरों ( केन्द्रों ) पर होंगी , बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में 
परीक्षार्थी आवेदन करते हैं । 


- 


फाउण्डेशन कोर्स परीक्षा ( नया स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 25 - एफ ( 3 ) के अन्तर्गत 
अधिसूचित है , के अनुसार ) 
11 , 13 , 15 , और 17 मई , 2020 


388GI / 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III - SEC . 4 ] 


ई ( 3 ) के अन्तर्गत 


। 


।। 


28 


जी ( 4 ) के 


इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) परीक्षा :-( पुराना स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 28 
अधिसूचित है , के अनुसार ) 
ग्रुप 

3 , 5 , 8 और 10 मई , 2020 
ग्रुप 

12 , 14 और 16 मई , 2020 
इण्टरमीडिएट परीक्षा :-( नया स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 
अन्तर्गत अधिसूचित है , के अनुसार ) 

3 , 5 , 8 और 10 मई , 2020 
ग्रुप IL 

12 , 14 , 16 और 18 मई , 2020 
फाईनल परीक्षा :-( पुराना स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 
अधिसूचित है , के अनुसार ) 

2 , 4 , 6 और 9 मई , 2020 
11 , 13 , 15 , और 17 मई , 2020 


1 


31 ( ii ) के अन्तर्गत 


। 


11 


फाईनल परीक्षा :-( नया स्कीम ) 
( पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो परिषद द्वारा सनदी लेखाकार विनियम , 1988 के विनियम 31 ( iv ) के अन्तर्गत 
अधिसूचित है , के अनुसार ) 
ग्रुप । 

2 , 4 , 6 और 9 मई , 2020 
ग्रुप 

11 , 13 , 15 , और 17 मई , 2020 
इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन ( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) पाठ्यक्रम 
( भाग - प्रथम ) परीक्षा : 
ग्रुप ए 

3 और 5 मई , 2020 
ग्रुप बी 8 और 10 मई , 2020 
अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी – एटी ) 

11 और 13 मई , 2020 
यह सुनिश्चित किया जाता है कि , केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित होने 
पर भी परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा । 

अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि फाउण्डेशन परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 एवं 4 , 2 घंटे अन्तराल के होंगे । 
इसी प्रकार , फाईनल परीक्षा ( नया स्कीम ) के चयनात्मक प्रश्न पत्र 6 , 4 घंटे अन्तराल के होंगे । तथापि अन्य 
सभी परीक्षाएं 3 घंटे अन्तराल के होंगे , एवं परीक्षानुसार परीक्षा का समय निम्नवर्णित है । 
परीक्षा प्रश्न पत्र 

परीक्षा समय 

समय 
( भारतीय समयानुसार ) अन्तराल 
प्रश्न पत्र 1 एवं 2 दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
फाउण्डेशन प्रश्न पत्र 3 एवं 4 * 

दोपहर 2.00 बजे से सांय 4.00 
इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) 

सभी प्रश्न पत्र 

दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
इण्टरमीडिएट 

सभी प्रश्न पत्र 

दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
फाईनल परीक्षा 

सभी प्रश्न पत्र 

दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 3 घंटे 
( पुराना स्कीम ) 


3 घंटे 
2 घंटे 
3 घंटे 
3 घंटे 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


3 घंटे 


और 8 


4 घंटे 
3 घंटे 


प्रश्न पत्र 1 से 5 एवं 7 दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
फाईनल परीक्षा 
( नया स्कीम ) 

प्रश्न पत्र 6 ( चयनात्मक ) दोपहर 2.00 बजे से सांय 6.00 
पोस्ट क्वालिफिकेशन सभी प्र ” न पत्र 

दोपहर 2.00 बजे से सांय 5.00 
पाठ्यक्रम समस्त परीक्षाएं 
आई ० टी ० एल ० एवं 
डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ( भाग - प्रथम ) 
एवं ( आइएनटीटी – एटी ) 
* फाउण्डेशन परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 एवं 4 तथा पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम के समस्त परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के 
पढ़ने के लिए कोई समय नहीं दिया जाएगा , जबकि उपरोक्त वर्णित अन्य परीक्षाओं / प्रश्न पत्रों में 15 मिनट का समय , 
( भारतीय समयानुसार ) दोपहर 1.45 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए दिया जाएगा । 


कराधान 


फाउण्डेशन पाठ्यक्रम परीक्षा का आयोजन फाईनल ग्रुप ।। की परीक्षाओं के साथ दिनांक 11 , 13 , 
15 , और 17 मई , 2020 को प्रस्तावित किया गया है तथा पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय 

मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी एटी ) का आयोजन फाईनल ग्रुप ।। की परीक्षाओं के साथ 
दिनांक 11 , और 13 मई , 2020 को प्रस्तावित किया गया है । जबकि , आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लूएटी 0 ओ 0 
( भाग - प्रथम ) की परीक्षाएं इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) / इण्टरमीडिएट परीक्षा के 4 प्रश्न पत्रों के साथ अयोजित 
की जाती हैं । 


परीक्षा केन्द्र 


— 


भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रः- ( सभी परीक्षाओं के लिये ) 


1 . 


आगरा 


2 . 


3 . 


अहमदनगर 


अहमदाबाद 
अकोला 


4 . 


5 . 


6 . 


अलापुजा 


अजमेर 
अलीगढ़ 


7 . 


8 . 


इलाहाबाद ( प्रयागराज ) 


9 . 


अलवर 


10 . 


अम्बाला 


11 . 


अमरावती 


13 . 


14 . 


अम्बिकापुर ( छत्तीसगढ़ ) * | 12 . 
आनन्द 
औरंगाबाद 


अमृतसर 
आसनसोल 


15 . 


16 . 


17 


18 


अनंतपुर 
बदलापुर 
बैसवारा 


19 


बहादुरगढ़ 


20 


21 


22 


23 


24 


ब्यावर 


25 


26 


27 


बेल्लारी 


28 


29 


30 


भागलपुर 


31 


बरेली 
बीड 
बेंगलुरु 
भरतपुर 
भीलवाडा 
भोपाल 
बीकानेर 


32 


33 


भावनगर 


34 


35 


36 


भिवानी 


37 


38 


39 


40 


41 


बलोतरा * 
भटिण्डा 
बेलगांव 
ब्रहामपुर ( उडीसा ) 
भरूच 
भिवंडी 
भुवनेश्वर 
बिलासपुर 
चंडीगढ़ 
छिंदवाड़ा 
कोयम्बटूर 
दावणगेरे 
धनबाद 
दुर्ग 
ईरनाकुलम 


42 


भुज 
बुलंदशहर 
चंद्रपुर 
चित्तौडगढ़ 


43 


44 


45 


बुरहानपुर 
चेन्नई 


46 


47 


48 


49 


50 


51 


कटक 


52 


53 


54 


चुरु 
दरभंगा 
दिल्ली / नई दिल्ली 
डिबरुगढ 


55 


56 


57 


देहरादून 
धुले 
दुर्गापुर 
ईरोड 


58 


59 


60 


61 


एलुरु 


62 


63 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


64 


65 


66 


फरीदाबाद 
गाँधीधाम 
गोंडिया 


फिरोजाबाद 
गाजियाबाद 


67 


68 


69 


70 


71 


72 


फतेहाबाद 
गाँधीनगर 
गोरखपुर 
गुवाहाटी 
हरिद्वार 
हैदराबाद 


73 


74 


75 


गुन्टूर 
ग्वालियर 
हिसार 
इच्छलकरंजी 


76 


77 


गुड़गांव 
हल्द्वानी 
हुबली 
इन्दौर 


78 


79 


80 


81 


82 


83 


84 


जयपुर 


जबलपुर 
जलगांव 


85 


जालन्धर 


86 


87 


जलना 


88 


89 


जामनगर 


90 


91 


जम्मू 
झासी 
जींद 


92 


93 


जमशेदपुर 
झुंझुंनू 
जूनागढ़ 
काकीनाडा 


94 


95 


झारसुगुड़ा 
जोधपुर 
कैथल 
कांचीपुरम 


96 


97 


कडपा 


98 


99 


100 


101 


102 


कन्नूर 


103 


104 


105 


करनाल 


106 


107 


108 


109 


110 


111 


कोलकाता 
कोट्टायम 
कुरनूल 
लखनऊ 


112 


113 


करीमनगर 
कोल्हापुर 
कोटा 
कुंभाकोनम 
लातूर 
मदुरई 
मंगलोर 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


कालाबुर्गी ( गुलबर्ग ) * 
कानपुर 
किशनगढ़ 
कोल्लम 
कोझीखोड 
कुरुक्षेत्र 
लुधियाना 
मंदसौर 
मड़गांव ( गोवा ) 
मुरादाबाद 
मुजफ्फरपुर 
नांदेड 
नवसारी 
निजामाबाद 


120 


121 


122 


123 


मलाप्पुरम 
मापुसा ( गोवा ) 
मेरठ 


124 


125 


126 


127 


128 


129 


मुजफ्फरनगर 


130 


131 


132 


मथुरा 
मुम्बई 

मैसूर 
134 / नासिक 

निमुच 
नौएडा 


133 


135 


136 


137 


138 


139 


140 


141 


नागपुर 
नवी मुम्बई 
नैल्लोर 
ओंगोल 
पाली मारवाड़ 
परभनी 
पिम्परी - चिंचवाड 
पुणे 


142 


पालक्कड 


143 


पालघर 


144 


145 


146 


पनवेल 


147 


148 


पानीपत 
पटियाला 
पॉण्डिचेरी 


149 


पटना 


150 


151 


152 


पोर्ट ब्लेयर 


153 


154 


155 


रायपुर 


156 


राजामहैद्रवारम 


रायगढ़ ( छत्तीसगढ़ ) * 
राजकोट 


157 


158 


159 


160 


रतलाम 


161 


162 


रानीगंज 
रेवा 
राउरकेला 


163 


रेवाडी 


164 


165 


166 


167 


168 


सम्बलपुर 


सहारनपुर 
सांगली 


रांची 
रतनागिरि 
रोहतक 
सेलम 
संगरूर 
शिमला 
सिलीगुड़ी 
शिवाकाशी 


169 


170 


171 


सतारा 


172 


173 


174 


सतना 
सीकर 


175 


176 


177 


शिमोगा 
सिरोही 
सोलापुर 
श्रीनगर 


178 


179 


180 


सिरसा 
सोनीपत 


181 


182 


श्री गंगानगर 


183 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


188 


184 सूरत 185 सुरेन्द्रनगर 

186 

थाने 
187 तिरूवन्तपुरम 

थ्रीसूर 

189 तिनसुकिया 
190 तिरूचीरापल्ली 

191 तिरुनेलवेली 

192 

तिरूपति 
193 त्रिपुर 

194 टूटीकोरन 

195 उदयपुर 
196 उडुपी 197 उज्जैन 

198 वदोदरा 
199 वापी 

200 वाराणसी 

201 वसई 
202 वेल्लौर 

203 विजयवाडा 

204 विशाखापटनम् 
205 वारंगल 

206 यमुना नगर 

207 यवतमल 
कृपया ध्यान रहे कि इन शहरों में सिर्फ फाउण्डेशन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । 
विदेशों में स्थित परीक्षा केन्द्र :-( केवल फाउण्डेशन , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) , इण्टरमीडिएट एवं 
फाइनल परीक्षाओं के लिये ) 
01. आबुधाबी 

03. दुबई 04. काठमांडू 05.मस्कट 


02. दोहा 


आबुधाबी , दुबई , एवं मस्कट परीक्षा केन्द्रों के लिए परीक्षा प्रारंभ होने का समय दोपहर 12.30 बजे से 
होगा , आबुधाबी , दुबई , एवं मस्कट का स्थानीय समय भारतीय समयानुसार दोपहर 2.00 बजे के बराबर है । दोहा 
परीक्षा केन्द्र के लिए परीक्षा प्रारंभ होने का समय प्रातः 11.30 बजे होगा , दोहा का स्थानीय समय भारतीय 
समयानुसार दोपहर 2.00 बजे के बराबर है । काठमांड ( नेपाल ) परीक्षा केन्द्र परीक्षा प्रारंभ होन का समय दोपहर 
2.15 बजे होगा , काठमांडू ( नेपाल ) का स्थानीय समय भारतीय समयानुसार दोपहर 2.00 बजे के बराबर है । 

परिषद अपने विशेषाधिकार के अर्न्तगत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण 
दिये रद्द कर सकती है । 

फाउण्डेशन , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) , इण्टरमीडिएट और फाईनल ( वर्तमान एवं संशोधित स्कीम ) 
परीक्षाओं में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र http://icaiexam.icai.org पर 5 फरवरी 2020 से 
26 फरवरी 2020 तक भर सकते हैं , और परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन अपने वीजा मास्टर अथवा मेस्ट्रा 
क्रेडिट / डेबिट कार्ड / रुपे कार्ड / नेट बैंकिंग / भीम यूपीआइ द्वारा कर सकते हैं । तथापि , यदि वे 26 फरवरी 
2020 के बाद तथा 4 मार्च , 2020 ( भारतीय समयानुसार सायं 5. 30 बजे तक ) , तक ऑनलाइन आवेदन करते 
हैं , तो उन्हें 600 / -रुपये की अतिरिक्त राशि ( घरेलू एवं काठमांडू परीक्षा केन्द्र ) एवं विदेश में स्थित परीक्षा 
केन्द्र के लिए $ 10 की अतिरिक्त राशि का भुगतान विलम्ब शुल्क के रूप में करना होगां । 

जबकि पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन 
( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण 
( आइएनटीटी एटी ) परीक्षाओं ( जो कि संस्थान के सदस्यों के लिए हैं ) के लिये आवेदन पत्र केवल डाउनलोड 
किए हुए मुद्रित आवेदन पत्र पर ही भरे जाएंगे , जो कि , ₹ 100 / - प्रति आवेदन पत्र भुगतान पर उपलब्ध 
होंगे । आवेदन पत्र संस्थान के वेबसाइट www.icai.org से 5 फरवरी 2020 से डाउनलोड किया जा सकता 
है । यदि परीक्षा आवेदन पत्र वेबसाइट www.icai.org से डाउनलोड किया गया है तो , ₹ 100 /- संबंधित 
पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम के आवेदन पत्र के परीक्षा शुल्क में जोड़ दिया जाएगा । पूर्ण रूप से भरे हुए , 
पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स की परीक्षाओं के आवेदन पत्र केवल संस्थान के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में ही 
जमा कराये जा सकते हैं । आवेदन की अंतिम तिथि विलम्ब शुल्क के बिना 26 फरवरी 2020 तथा ₹ 600 / 
विलम्ब शुल्क के साथ 4 मार्च 2020 है । 

पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रम इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन ( आई ० टी ० एल ० 
एवं डब्लू 0 टी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी – एटी ) 
परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार किये जायेंगे । डिमांड ड्राफ्ट , 
किसी भी सूचीकृत बैंक का होना चाहिए तथा सचिव , दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ 
इण्डिया के पक्ष में होना चाहिए एवं केवल नई दिल्ली में देय होना चाहिए । 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


विभिन्न परीक्षाओं के लिये देय परीक्षा शुल्क इस प्रकार है । 
इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा ( पुराना एवं नया स्कीम ) 
भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये / ईकाई 1 से 10 ( ईकाई 9 के सिवाय ) ईकाई 4 ए से | ₹ 1500 / 
7 ए 
दोनों ग्रुपों के लिये / ईकाई 9 / ईकाई 8 ए / ईकाई 9 ए 

₹ 2700 / 
विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए काठमांडू का छोड़कर 
केवल एक ग्रुप के लिये / ईकाई 1 से 10 ( ईकाई 9 के सिवाय ) / ईकाई 4 ए यू 0 एस 0 डॉलर 325 


से 7 ए 


भारतीय मुद्रा 

₹ 2200 / 


दोनों ग्रुपों के लिये / ईकाई 9 / ईकाई 8 ए / ईकाई 9 ए 

यू ० एस ० डॉलर 500 
काठमांडू केन्द्र के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये / ईकाई 1 से 10 ( ईकाई 9 के सिवाय ) 
ईकाई 4 ए / ईकाई 7 ए 
दोनों ग्रुपों के लिये / ईकाई 9 / ईकाई 8 ए / ईकाई 9 ए 

भारतीय मुद्रा ₹ 3400 / 
फाईनल परीक्षा ( पुराना एवं नया स्कीम ) 
भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये 

₹ 1800 / 
दोनों ग्रुपों के लिये 

₹ 3300 / 
विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए -काठमांडू का छोड़कर 
केवल एक ग्रुप के लिये 

यू ० एस ० डॉलर 325 
दोनों ग्रुपों के लिये 

यू ० एस ० डॉलर 550 
काठमांडू केन्द्र के लिए 
केवल एक ग्रुप के लिये 

भारतीय मुद्रा ₹ 2200 / 
दोनों ग्रुपों के लिये 

भारतीय 

मुद्रा 

₹ 4000 / 
( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लूएटी 0 ओ 0 ) ( भाग - प्रथम ) 

₹ 2000 / - प्रति ग्रुप 
अंतर्राश्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षण ( आइएनटीटी – एटी ) ₹ 2000 / 

फाउण्डेशन कोर्स परीक्षा 
भारत में स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए 

₹ 1500 / 
विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए - काठमांडू का छोड़कर 

यू ० एस ० डॉलर 325 
काठमांडू ( नेपाल ) केन्द्र के लिए 

भारतीय मुद्रा ₹ 2200 / 
परीक्षा आवेदन पत्रों को निर्धारित तिथि के बाद भरने पर परिषद द्वारा निर्धारित 600 / -रुपये की 
अतिरिक्त राशि ( घरेलू एवं काठमांडू परीक्षा केन्द्र ) एवं विदेश में स्थित परीक्षा केन्द्र के लिए us $ 10 की 
अतिरिक्त राशि का भुगतान विलम्ब शुल्क के रूप में करना होगां । 
हिन्दी में उत्तर लिखने की ऐच्छिकता 

फाउण्डेशन , इण्टरमीडिएट ( आईपीसी ) , इण्टरमीडिएट और फाईनल परीक्षाओं ( पुराना एवं नया स्कीम ) 
के उम्मीदवारों को उत्तर हिन्दी माध्यम से भी देने की सुविधा दी जाती है । विस्तृत जानकारी आवेदन पत्र के 
दिशानिर्देश में वर्णित वेबसाइट http://icaiexam.icai.org पर उपलब्ध है । तथापि पोस्ट क्वालिफिकेशन 
पाठ्यक्रम इन्टरनेशनल ट्रेड लॉज एवं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन ( आई 0 टी 0 एल 0 एवं डब्लूएटी 0 ओ 0 ) 
( भाग - प्रथम ) परीक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय कराधान मूल्यांकन परीक्षा के उम्मीदवारों को उत्तर केवल अंग्रेजी में ही 
लिखना है । 

राकेश सहगल , कार्यवाहक सचिव 
[ विज्ञापन- III / 4 / असा . / 419 / 19 ] 


[ HTT III - 005 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA 

[ Set up by an Act of Parliament ] 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 15 January , 2020 
No. 13 - CA ( EXAM ) /M/2020.—In pursuance of Regulation 22 of the Chartered Accountants 
Regulations , 1988 , the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify 
that the next Chartered Accountants Foundation Course ( Under New Scheme } , Intermediate ( IPC ) 
{ Under Old Scheme } , Intermediate { Under New Scheme } and Final { Under Old & New Scheme } 
Examinations will be held on the dates given below at the following places provided that sufficient 
number of candidates offer themselves to appear from cach centre . 

Similarly , Examinations in Post Qualification Course under Regulation 204 , viz .: 
International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) and International Taxation 
Assessment Test ( INTT - AT ) ( which is open to the members of the Institute ) will be held on the 
dates and places ( centres in India only ) which are given below provided that sufficient number of 
candidates offer themselves to appear from each of the below mentioned places . 
FOUNDATION COURSE EXAMINATION - Under NEW SCHEME 

[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25 F ( 3 ) of 
the Chartered Accountants Regulations , 1988. ] 

11th , 13th , 15th & 17th May 2020 


INTERMEDIATE ( IPC ) COURSE EXAMINATION - Under OLD SCHEME 
[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 E ( 3 ) of the 
Chartered Accountants Regulations , 1988 ] 
Group - 1 : 3rd , 5th , 8th & 10th 

& 10th May 2020 
Group - II : 12th , 14h & 16th May 2020 
INTERMEDIATE COURSE EXAMINATION - Under NEW SCHEME 
[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28 G ( 4 ) of the 
Chartered Accountants Regulations , 1988. ] 
Group - 1 : 3rd , 5th , 8th & 10th May 2020 
Group - II : 12 " , 14 " h , 16th & 18th May 2020 


FINAL COURSE EXAMINATION - Under OLD SCHEME 


[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 ( ii ) of the 
Chartered Accountants Regulations , 1988. ] 
Group -I : 2nd , 4th , 6th & 9th May 2020 
Group - II : 11th , 13th , 15th & 17th May 2020 


FINAL COURSE EXAMINATION - Under NEW SCHEME 


[ As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 ( iv ) of the 
Chartered Accountants Regulations , 1988. ] 
Group -I : 2nd , 4th , 6th & 9th May 2020 
Group - II : 11th , 13th , 15th & 17th May 2020 


INTERNATIONAL TRADE LAWS AND WORLD TRADE ORGANISATION ( ITL & WTO ) , 
Part I EXAMINATION 
Group A 3rd & 5th May 

2020 
Group B 8th & 10th May 2020 
INTERNATIONAL TAXATION – ASSESSMENT TEST ( INTT – AT ) 
11th & 13th May 2020 


8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART III — SEC . 41 


It may be emphasized that there would be no change in the examination schedule in the event 
of any day of the examination schedule being declared a Public Holiday by the Central Government 
or any State Government / Local Holiday . 

Candidates may note that two of the papers viz . Paper ( s ) 3 & 4 of Foundation Examination 
are of 2 hours duration . Similarly , Elective Paper - 6 of Final Examination ( under New Scheme ) is of 
4 hours . However , all other examinations are of 3 hours duration , and the examination wise timing ( s ) 
are given below : 
Examination 

Paper ( s ) Exam . Timings ( IST ) Duration 
Paper 1 & 2 

2 PM to 5 PM 

3 Hours 
Foundation 

Paper 3 & 4 * 

2 PM to 4 PM 

2 Hours 
Intermediate ( IPC ) 

All Papers 

2 PM to 5 PM 

3 Hours 
Intermediate ( New Scheme ) 

All Papers 

2 PM to 5 PM 

3 Hours 
Final ( Old Scheme ) 

All Papers 

2 PM to 5 PM 

3 Hours 
Paper 1 to 5 & 

2 PM to 5 PM 

3 Hours 
Final ( New Scheme ) 

Paper 7 & 8 . 
Paper 6 ( Elective ) 

2 PM to 6 PM 

4 Hours 
Post Qualification Course 

ALL 

2 PM to 5 PM 

3 Hours 
Examinations i.e. ( ITL & WTO ) , 

, 
Part I and ( INTT - AT ) 


* In Paper 3 and 4 of Foundation Examination and all papers of Post Qualification Course Examinations there 
will not be any advance reading time , whereas in all other papers / exams mentioned above , an advance 
reading time of 15 minutes will be given from 1.45 PM ( IST ) to 2 PM ( IST ) . 


Foundation Course Examination is to be held along with Final Group - II Examinations on 
11th , 13th , 15th & 17th May , 2020 and the Post Qualification Course Examination i.e. INTT - AT is to 
be held along with Final Group – II Examination on 11th and 13th May , 2020 whereas ITL & WTO 
examination is to be held along with 4 papers , Group - I of Intermediate ( IPC ) / Intermediate 
Examinations , 


PLACES OF EXAMINATION CENTRES IN INDIA : 

The Chartered Accountants examinations in May 2020 will be held in the following cities : 


1 


AGRA 


2 


AHMEDABAD 


3 


AHMEDNAGAR 


4 . 


AJMER 


5 


AKOLA 


6 


ALAPPUZHA 


7 


ALIGARH 


8 


9 


ALWAR 


10 


AMBALA 


11 


ALLAHABAD 
( PRAYAGRAJ ) 
AMBIKAPUR * 
( CHHATTISGARH ) 
ANAND 


12 


AMRAVATI 


13 


AMRITSAR 


14 


15 


ANANTAPUR 


16 


ASANSOL 


17 


AURANGABAD 


18 


BADLAPUR 


19 


BAHADURGARH 


20 


BALOTRA * 


21 


BANSWARA 


22 


BAREILLY 


23 


BATHINDA 


24 


BEAWAR 


25 


BEED 


26 


BELGAUM 


27 


BELLARY 


28 


BENGALURU 


29 


BERHAMPORE ( ODISHA ) 


30 


BHAGALPUR 


31 


BHARATPUR 


32 


BHARUCH 


33 


BHAVNAGAR 


34 


BHILWARA 


35 


BHIWANDI 


36 


BHIWANI 


37 


BHOPAL 


38 


BHUBANESWAR 


39 


BHUJ 


40 


BIKANER 


41 


BILASPUR 


42 


BULANDSHAHR 


43 


BURHANPUR 


44 


CHANDIGARH 


45 


CHANDRAPUR 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9 


46 


CHENNAI 


47 


CHHINDWARA 


48 


CHITTORGARH 


49 


CHURU 


50 


COIMBATORE 


51 


CUTTACK 


52 


DARBHANGA 


53 


DAVANGERE 


54 


DEHRADUN 


55 


DELHI / NEW DELHI 


56 


DHANBAD 


57 


DHULE 


58 


DIBRUGARH 


59 


DURG 


60 


DURGAPUR 


61 


ELURU 


62 


ERNAKULAM 


63 


ERODE 


64 


FARIDABAD 


65 


FATEHABAD 


66 


FIROZABAD 


67 


GANDHIDHAM 


68 


GANDHINAGAR 


69 


GHAZIABAD 


70 


GONDIA 


71 


GORAKHPUR 


72 


GUNTUR 


73 


GURGAON 


74 


GUWAHATI 


75 


GWALIOR 


76 


HALDWANI 


77 


HARIDWAR 


78 


HISAR 


79 


HUBLI 


80 


HYDERABAD 


81 


ICHALKARANJI 


82 


INDORE 


83 


JABALPUR 


84 


JAIPUR 


85 


JALANDHAR 


86 


JALGAON 


87 


JALNA 


88 


JAMMU 


89 


JAMNAGAR 


90 


JAMSHEDPUR 


91 


JHANSI 


92 


JHARSUGUDA 


93 


JHUNJHUNU 


94 


JIND 


95 


JODHPUR 


96 


JUNAGADH 


97 


KADAPA 


98 


KAITHAL 


99 


KAKINADA 


101 


KANCHEEPURAM 


102 


KANNUR 


100 KALABURGI * 

( GULBARGA ) 
103 KANPUR 


104 


KARIMNAGAR 


105 


KARNAL 


106 KISHANGARH 


107 


KOLHAPUR 


108 


KOLKATA 


109 


KOLLAM 


110 


KOTA 


111 


KOTTAYAM 


112 


KOZHIKODE 


113 


KUMBAKONAM 


114 


KURNOOL 


115 


KURUKSHETRA 


116 


LATUR 


117 


LUCKNOW 


118 


LUDHIANA 


119 


MADURAI 


120 


MALAPPURAM 


121 


MANDSAUR 


122 


MANGALORE 


123 


MAPUSA ( GOA ) 


125 


MATHURA 


126 


MEERUT 


124 MARGAO ( GOA ) 
127 MORADABAD 


128 


MUMBAI 


129 


MUZAFFARNAGAR 


130 MUZAFFARPUR 


131 


MYSORE 


132 


NAGPUR 


133 


NANDED 


134 


135 


NAVI MUMBAI 


NASHIK 
NEEMUCH 


136 NAVSARI 


137 


138 


NELLORE 


139 NIZAMABAD 


140 


NOIDA 


141 


ONGOLE 


142 PALAKKAD 


143 


PALGHAR 


144 


PALI MARWAR 


145 


PANIPAT 


146 


PANVEL 


147 


PARBHANI 


148 


PATIALA 


149 


PATNA 


150 


PIMPRI 
CHINCHWAD 


151 


PONDICHERRY 


152 


PORT BLAIR * 


153 


PUNE 


155 


RAIPUR 


154 RAIGARH * 

( CHHATTISGARH ) 
157 RAJKOT 


156 RAJAMAHENDRAV 

ARAM 


158 


RANCHI 


159 


RANIGANJ 


160 RATLAM 


161 


RATNAGIRI 


162 


REWA 


163 REWARI 


164 


ROHTAK 


165 


ROURKELA 


166 SAHARANPUR 


167 


SALEM 


168 


SAMBALPUR 


169 


SANGLI 


170 


SANGRUR 


171 


SATARA 


172 


SATNA 


173 


SHIMLA 


174 


SHIMOGA 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART III — SEC . 4 ] 


175 SIKAR 


176 


SILIGURI 


GURI 


177 


SIROHI 


178 SIRSA 


179 


SIVAKASI 


180 


SOLAPUR 


181 


SONEPAT 


183 


SRINAGAR 


182 SRI GANGANAGAR 
185 SURENDRANAGAR 


184 


SURAT 


186 


THANE 


187 THIRUVANANTHAPURAM 


188 


THRISSUR 


189 


TINSUKIA 


190 TIRUCHIRAPALLI 


191 


TIRUNELVELI 


192 


TIRUPATI 


193 TIRUPUR 


194 


195 


UDAIPUR 


TUTICORIN 
UJJAIN 


196 UDUPI 


197 


198 


VADODARA 


199 


VAPI 


200 


VARANASI 


201 


VASAI 


202 


VELLORE 


203 


VIJAYAWADA 


204 


VISAKHAPATNAM 


205 


WARANGAL 


206 


YAMUNA NAGAR 


207 


YAVATMAL 


Kindly note that only Foundation Examination will be conducted at these cities . 


PLACES OF EXAMINATION CENTRES OVERSEAS : 


[ FOR FOUNDATION , INTERMEDIATE ( IPC ) , INTERMEDIATE AND FINAL EXAMINATIONS 
ONLY ) 

The May - 2020 examinations will also be held at the 5 ( Five ) overseas examination centres , 
namely 
1 . ABU DHABI 2 . DOHA 3 . DUBAI 4 . KATHMANDU 5 . MUSCAT 


The Examination commencement timings at Abu Dhabi , Dubai and Muscat Centres will be 
12.30 PM i.e. Abu Dhabi , Dubai and Muscat local time corresponding / equivalent to 2.00 PM . ( IST ) . 
The Examination commencement timing at Doha Centre will be 11.30 AM i.c. Doha local time 
corresponding / equivalent to 2.00 PM . ( IST ) . The Examination commencement Timing at 
Kathmandu ( Nepal ) Centre will be 2.15 PM Nepal local time corresponding / equivalent to 2.00 PM 
( IST ) 

The Council reserves the right to withdraw any city / centre at any stage without assigning 
any reason . 
Online filling up of examination forms : 

Applications for admission to Foundation , Intermediate ( IPC ) , Intermediate & Final 
Examinations , Candidates are required to apply on - line at https://icaiexam.icai.org from 
5th February , 2020 to 26th February , 2020 and remit the examination fee on - line by using VISA or 
MASTER or MAESTRO Credit / Debit Card / Rupay Card / Net Banking / Bhim UPI . They shall 
however , be required to remit additional 600 / - towards late fee ( for Domestic & Kathmandu centres ) 
and US $ 10 ( for Overseas centres ) in case the application on - line is made after 26th February , 2020 
and upto 4th March , 2020 [ up to 5.30 PM ( IST ) ] 

Whereas the Examination application form for Post Qualification Course Examinations i.e. 
International Trade Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) and International Taxation - 
Assessment Test ( INTT – AT ) ( which is open to the members of the Institute ) is to be filled up in the 
downloadable paper based form ( hard copy ) only and is priced at 100 / - per examination application 
form . The forms can be downloaded from our website www.icai.org on or after 5th February 2020 . 
* 100 may be added to the examination fees payable for the relevant post qualification course . It may 
be noted that the application forms duly completed for the Post Qualification Course Examination will 
be received only at the New Delhi office of the Institute . The last date for application is 
26th February , 2020 without late fee and 4th March , 2020 with late fee of 600 / 

Payment of fees for the Post Qualification Course i.e. International Trade Laws and World 
Trade Organisation ( ITL & WTO ) and International Taxation – Assessment Test ( INTT – AT ) should 
be made by Demand Draft only . The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be 
drawn in favour of The Secretary , The Institute of Chartered Accountants of India , payable at 
New Delhi only . 


[ भाग III- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


11 


The examination fees payable for various courses are as under : 
Intermediate ( IPC ) & Intermediate Course Examinations 

{ Old and New Scheme } 
For Indian Centre ( s ) 
Single Group / Unit 1 to 10 ( except Unit 9 ) / Unit 4A to 7A 

₹ 1500 / 
Both Groups / Unit 9 / Unit 8A / Unit 9A 

2700 / 
For Overseas Centre ( s ) - Excluding Kathmandu Centre 
Single Group / Unit 1 to 10 ( except Unit 9 ) / Unit 4A to 7A 

US $ 325 
Both Groups / Unit 9 / Unit 8A / Unit 9A 

US $ 500 
For Kathmandu Centre 
Single Group / Unit 1 to 10 ( except Unit 9 ) / Unit 4A to 7A 

INR 2200 
Both Groups / Unit 9 / Unit 8A / Unit 9A 

INR 3400 
Final Course Examinations 

{ Old and New Scheme 
For Indian Centre ( s ) 
Single Group 

₹ 1800 / 
Both Groups 

3300 / 
For Overseas Centre ( s ) - Excluding Kathmandu Centre 
Single Group 

US $ 325 
Both Groups 

US $ 550 
For Kathmandu Centre 
Single Group 

INR 2200 
Both Groups 

INR4000 
ITL & WTO ( Part I ) 

* 2000 / - per group 
INTERNATIONAL TAXATION - ASSESSMENT TEST 

* 2000 / 
Foundation Course Examination 
For Indian Centre ( s ) 

* 1500 / 
For Overseas Centre ( s ) - Excluding Kathmandu Centre 

US $ 325 
For Kathmandu ( Nepal ) Centre 

INR 2200 


The late fee for submission of examination application form after the scheduled last date 
would be 600 / - ( for Indian / Kathmandu Centres ) and US $ 10 ( for Abroad Centres ) as decided by 
the Council . 


OPTION TO ANSWER PAPERS IN HINDI : 


Candidates of Foundation , Intermediate ( IPC ) , Intermediate and Final ( Old & New Scheme ) 
Examinations will be allowed to opt for English / Hindi medium for answering papers . Detailed 
information will be found in guidance notes hosted at https://icaiexam.icai.org . However the medium 
of Examinations will be only English in respect of Post Qualification Course viz .. International Trade 
Laws and World Trade Organisation ( ITL & WTO ) and International Taxation - Assessment Test 
( INTT - AT ) . 


RAKESH SEHGAL , Acting Secy . 

[ ADVT . - III / 4 / Exty . / 419 / 19 ] 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 
MANOJ KUMAR VERMA VERMA 

Date : 2020.01.22 19:01:45 + 05'30 ' 


